. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 ज्येष्ठ , 1940 ( श०) 
25 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 531 


राँची, शुक्रवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
11 मई , 2018 


संख्या -6/ चारित्री- 38 / 2018 का . 3146 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के 
परफॉरमेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में परिपत्र संख्या- 7341 , दिनांक 14 अगस्त , 2015 
निर्गत है, जिसके अनुसार ऑन लाईन स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करने की अंतिम 
तिथि 30 अप्रैल , 2018 निर्धारित है । उक्त तिथि को दिनांक 30 जून, 2018 तक विस्तारित किया 
जाता है । 

इस पर माननीय मुख्य (विभागीय ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


ह०/ 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 531 - - 50 


